निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


वि 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 चैत्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 284 ) पटना , मंगलवार , 11 अप्रील 2017 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
29 मार्च 2017 


सं० वि०स०वि० - 06/ 2017 -3266/वि०स० "बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी ( निरसन ) विधेयक , 


2017 ", जो बिहार विधान- सभा में दिनांक 29 मार्च, 2017 को पुरःस्थापित हुआ था , बिहार विधान - सभा की प्रक्रिया तथा 


कार्य संचालन नियमावली के नियम - 116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । 


अध्यक्ष बिहार विधान सभा के आदेश से , 

राम श्रेष्ठ राय , 


सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 अप्रील 2017 
बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन ) विधेयक , 2017 

(वि०स०वि० - 03/ 2017 ) 
बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम, 1978 (बिहार अधिनियम 3, 1979) को निरसित 
करने हेतु विधेयक । 

भारत - गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान – मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो: 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारम्भ । – (1) यह अधिनियम बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी 
(निरसन ) अधिनियम , 2017 कहा जाएगा । 

( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

( 3) यह 01.07.2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा । 
2. परिभाषाएँ । इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो - 
(i) " अधिनियम " से अभिप्रेत है, बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम, 1978 

(बिहार अधिनियम 3, 1979) ; 
( ii ) " अभिकरण / एजेन्सी " से अभिप्रेत है, बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम 

1978 (बिहार अधिनियम 3, 1979) के अधीन गठित कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण / एजेन्सी ; 
(ii) " सरकार " से अभिप्रेत है , बिहार सरकार ; 
(iv) "नियमावली " से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी 

अधिनियम , 1978 (बिहार अधिनियम 3, 1979 ) की धारा - 38 के अधीन बनाई गई नियमावली । 
3. कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों / एजेन्सी की आस्तियों एवं दायित्वों का जल एवं भूमि प्रबंधन 
संस्थान ( वाल्मी), पटना में निहित होना । - इस अधिनियम के आरंभ की तिथि को एवं से कमाण्ड क्षेत्र विकास 
अभिकरणों / एजेन्सी की आस्तियाँ एवं दायित्व जल संसाधन विभाग के प्रशासी नियंत्रणाधीन सोसाईटी अधिनियम के 
अधीन गठित जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ), पटना में निहित हो जायेंगे । 

4. कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों / एजेन्सी के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का समायोजन । 
इस अधिनियम के आरंभ की तिथि को या से कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का 
समायोजन , जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी), पटना के अधीन रिक्त समान वेतनमान वाले पदों पर अथवा समान 
वेतनमान वाले आवश्यकता आधारित पदों का सृजन कर, पूर्व के समान सेवाशर्त के अधीन किया जाएगा और यदि 
आवश्यक हो तो संस्थान द्वारा आस्तियों एवं दायित्वों के समुचित प्रबंधन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के अनुमोदन से 
एक नियमावली बनाई जा सकेगी । 

5. राज्य सरकार की शक्तियाँ । - इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार को ऐसे 
आदेश / निदेश अथवा अनुदेश निर्गत करने की शक्ति , प्राधिकार एवं अधिकारिता होगी जिसे वह इस अधिनियम के 
प्रावधानों के क्रियान्वयन में उत्पन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु उचित तथा आवश्यक समझे । 

6. निरसन एवं व्यावृत्ति । 
(1 ) बिहार राज्य कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम , 1978 (बिहार अधिनियम 

3, 1979) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है । नियमावली / आदेश / संकल्प इत्यादि एतद् द्वारा 
निरसित किए जाते है । 


( 2 ) 


ऐसे निरसन के होते हुए भी , उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई 
कार्रवाई अथवा लिया गया कोई निर्णय विधि सम्मत्त माना जाएगा तथा इस अधिनियम के अधीन 
प्रारम्भ की गई कोई कार्यवाही जिसमें दण्डात्मक कार्रवाई शामिल होगी, तथा उक्त कार्यवाही के 
समापन तक जारी रहेगी मानों उक्त अधिनियम इस प्रयोजनार्थ विद्यमान है और इस आधार पर 
किसी न्यायालय में चल रही कार्यवाही अथवा लिए गए निर्णय के संबंध में कोई मामला किसी 
न्यायालय के समक्ष संस्थित नहीं किया जाएगा कि उक्त अधिनियम निरस्त कर दिया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 अप्रील 2017 


उद्देश्य एवं हेतु 


चूंकि , कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (CADWM) कार्यक्रम के बेहतर प्रबन्धन , अनुश्रवण एवं नियंत्रण 
हेतु जल संसाधन विभाग के प्रशासी नियंत्रणाधीन कार्यरत चारों कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों (CADA) को समाप्त 
कर इनमें कार्यरत पदाधिकारियों / कर्मचारियों को जल संसाधन विभाग के प्रषासी नियंत्रणाधीन स्वशासी निकाय, जल 
एवं भूमि प्रबन्धन संस्थान ( वाल्मी), फुलवारीशरीफ, पटना के अधीन समायोजन करने हेतु बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र 
विकास एजेन्सी अधिनियम - 1978 (बिहार अधिनियम 3, 1979) को निरसित करना आवश्यक है । यही इसका उद्देश्य है 
जिसे अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है । 


( राजीव रंजन सिंह ) 
भार - साधक सदस्य 


पटना, 
दिनांक 29 . 03 . 2017 


राम श्रेष्ठ राय , 

सचिव, 
बिहार विधान - सभा । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 284- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


